सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 श्रावण , 1939 ( श ० ) 


संख्या - 26 


राँची , बुधवार 


31 जुलाई, 2019 (ई ० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


, 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 374- 384 भाग-4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग - 5 - झारखण्ड विधान - सभा में 

पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस - सी., बी.ए, 

प्रतिवेदन और उक्त विधान -मंडल में पुरःस्थापन के 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2 , एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई. ,डिप ०- इन - एड., 

भाग - 7 -संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है | 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग -8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग - 9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 – भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक- 


, 


... 


पूरक " अ " 


... 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार, 31 जुलाई , 2019 


375 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 


17 जुलाई , 2019 


, 


संख्या-1/विविध -859 / 05का०- 5657-- श्री शैलेश कुमार सिंह, भा.प्र.से. ( झाः 1991), सम्प्रति पदस्थापन हेतु 
प्रतीक्षारत को स्वीकृत अध्ययन अवकाश के उपरान्त निजी कार्यवश अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 
1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 31.05.2019 से 11.07.2019 तक कुल 42 दिनों के 
उपार्जित अवकाश ( Ex India Leave) की स्वीकृति दी जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
17 जुलाई , 2019 


संख्या-1/विविध -818 /05 खंड का .-5669-- श्री के ० के ० खण्डेलवाल, भा.प्र.से. ( झाः 1988), अपर मुख्य सचिव , 
योजना - सह -वित्त विभाग, झारखण्ड ( अतिरिक्त प्रभार- अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्र ० सु ० तथा राजभाषा विभाग) को 
दिनांक 01.10.2019 से 14.10.2019 तक उपार्जित अवकाश ( Ex-India Leave ) की स्वीकृति प्रदान की गयी है । 

श्री के ० के ० खण्डेलवाल , भा.प्र.से. के उक्त अवकाश की अवधि में श्री सतेन्द्र सिंह, भा.प्र.से. 
( झाः 1995), राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड अपने कार्यों के साथ सचिव, योजना - सह-वित्त विभाग, झारखण्ड 
तथा सचिव , कार्मिक ,प्रसु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


2 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


अरूण 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


376 


, 


कार्मिक , 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 31 जुलाई, 2019 

प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
19 जुलाई , 2019 


संख्या-4/ नि ० सं०-12-37 / 2017 का . 5768-- सुश्री अमृता प्रियंका एक्का, झा ० प्र ० से ० (पंचम बैच, गृह 

जिला 
राँची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा सदर की निम्नवत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है: 
(i) दि 0 23.08.2017 से 28.08.2017 तक 

उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के 
नियम 227, 230 एवं 248 के तहत । 


(ii ) 


दि 0 29-08-2017 से 17-09-2017 तक 


अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में झारखण्ड 
सेवा संहिता के नियम 232 के तहत । 


(iii ) 


दि 0 18.09.2017 से 08.11.2017 तक 


असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड 
सेवा संहिता के नियम 236 के तहत । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , 


प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
10 जुलाई, 2019 


संख्या-4/ नि ० सं०-12-159/ 2015 का ० 5425-- श्रीमती नाजीया अफरोज , झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ बैच, गृह जिला 
राँची), कार्यपालक दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग द्वारा दिनांक 20.10.2018 से 17.04.2019 तक उपभोग किये 
गये अवकाश को वित्त विभाग के संकल्प सं०- 551 दिनांक 01.03.2007 एवं 907 दिनांक 01.07.2010 के तहत 
मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 31 जुलाई , 2019 


377 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
02 जुलाई, 2019 ई० । 


संख्या -13/ आर. - 101/ 2018- 3478 राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत गृह ( आरक्षी) विभाग, बिहार सरकार 
की अधिसूचना संख्या -11389, दिनांक -22.12.1988 तथा झारखण्ड पुलिस हस्तक खण्ड-1 के नियम-857 द्वारा 
महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक से पुलिस अधीक्षक कोटि तक के पदाधिकारियों को नगद पुरस्कार राशि से 
पुरस्कृत करने की शक्ति निम्न प्रकार प्रदत्त है 


क्र.सं. 


पदाधिकारी का नाम 


नगद पुरस्कार की अधिकतम राशि 


1 


महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक 


रू . 10,000/ 


2 


प्रमण्डलीय आयुक्त 


रू ० 3,000/ 


3 


पुलिस महानिरीक्षक 


रू ० 3,000/ 


4 


पुलिस उप महानिरीक्षक 


रू . 1,000/ 


5 


जिला पदाधिकारी 


रू ० 1,000/ 


6 


पुलिस अधीक्षक 


रू . 500 / 


2 . 


पुलिस हस्तक में अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के पदाधिकारी को पुरस्कार स्वीकृत करने की 
शक्ति अंकित नहीं रहने के कारण उनके द्वारा वतमान में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों 
को प्रदत्त शक्तियों का ही उपयोग किया जा रहा है । 

साथ ही वर्ष 1988 की तुलना में रूपये का काफी अवमूल्यन हुआ है जिस कारण वत्र्तमान में 
पुरस्कार हेतु प्रावधानित राशि काफी कम है। 


3 . 


बिहार राज्य में गृह ( आरक्षी) विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या -6376, दिनांक 
06.08.2010 द्वारा नगद पुरस्कार राशि में वृद्धि की जा चुकी है । 


4 . 


उक्त परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए झारखण्ड पुलिस हस्तक खण्ड-1 के नियम -857 ( क) में उल्लेखित पदाधिकारियों के 
पदनाम को पुरस्कार स्वीकृत करने की शक्ति सहित विलोपित करते हुए निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया 
जाता है 


378 


क्र.सं. 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 31 जुलाई, 2019 
पदाधिकारी का नाम 

नगद पुरस्कार की अधिकतम राशि 
पुलिस महानिदेशक 

रू . 50,000/ 


1 


2 


अपर पुलिस महानिदेशक 


रू . 30,000/ 


3 


प्रमण्डलीय आयुक्त 


रू ० 20,000/ 


4 


पुलिस महानिरीक्षक 


रू ० 20,000 / 


5 


पुलिस उप महानिरीक्षक 


रू . 10,000/ 


6 


जिला पदाधिकारी 


रू . 10,000 / 


7 


पुलिस अधीक्षक 


रू . 5,000/ 


5 . 


उक्त संशोधन अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 31 जुलाई , 2019 


379 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
08 जुलाई , 2019 ई ० । 


संख्या-16/ थाना-07/ 2016- 3566 राजकीय श्रावणी मेला-2019 के सफल संचालन के लिए 
अपराध नियंत्रण एवं विधि -व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक- 15.07.2019 से 15.09.2019 तक देवघर एवं 
दुमका जिला में कुल 27 ( सत्ताईस ) अस्थायी मेला ओ ० पी ० एवं 15 (पंद्रह) अस्थायी यातायात ओ ० पी ० 
की स्थापना निम्नरूपेण की जाती है : 


देवघर जिलान्तर्गत अस्थायी मेला ओ ० पी ० एवं यातायात ओ ० पी ० तथा उनके अंतर्गत पड़ने वाले 


( क ) 
कार्य क्षेत्र : 


अस्थायी मेला ओ ० पी ० 
ओ ० पी ० 

मुख्यालय 


क्र . 


अस्थायी मेला ओ ० पी ० का नाम 


मातृ थाना 


कार्यक्षेत्र 


का नाम 


1 


दुम्मा 


बारा 


रिखिया 


पंचायत बारा, 


मौजा 

दुम्मा , 


बारा 


2 


सोमनाथ भवन 


3 


सरासनी 


4 


खिजुरिया ( डी ० ए ० भी ० विद्यालय ) 


5 


हिन्दी विद्यापीठ 
शिवगंगा 


6 


सोमनाथ भवन 

रिखिया 

पंचायत बारा , मौजा उदयपुरा 

नावाडीह 
सरासनी 

रिखिया 

1 . पंचायत बारा मौजा 
नावाडीह धवाघाट 

2. पंचायत सरासनी घोरमारा 
खिजुरिया ( डी ० ए ० भी ० | रिखिया सरासनी पंचायत मौजा 
विद्यालय ) 

सरासनी गौरीगंज खिजुरिया । 
हिन्दी विद्यापीठ नगर 

वार्ड न ० 18 एवं 21 
शिवगंगा 

नगर एवं वार्ड न ० 21 एवं 20 

बाबा मंदिर 
पाठक धर्मशाला 

बाबा मंदिर 

वार्ड न ० 20 एवं 21 
क्यू काम्पलेक्स 

नगर एवं वार्ड न ० 18 

बाबा मंदिर 
नेहरू पार्क 

नगर 

वार्ड न ० 18 एवं 19 
जलसार पार्क 

नगर 

वार्ड न ० 19, 18 एवं 16 
बी ० एड ० कालेज नगर 

वार्ड न ० 15, 16 एवं 13 
बरमसिया 

नगर 

वार्ड न ० 14 एवं 07 


7 


बाबा मंदिर 
क्यू काम्पलेक्स 


8 


9 


मानसरोवर 


10 | जलसार 


11 बी ० एड ० कालेज 
12 | बरमसिया 


380 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 31 जुलाई, 2019 
कुमुदिनी घोष रोड 

नगर 

वार्ड न ० 14 
नगर 

वार्ड न ० 07, 14 एवं 08 
तालाब के पास 

नगर 

वार्ड न ० 07, 14 एवं 08 
सिंघवा वाटर प्लांट के नगर 

वार्ड न ० 07 


नंदन पहाड़ 


13 कुमुदिनी घोष रोड 
14 नंदन पहाड़ 
15 | नंदन पहाड सर्किल 
16 |सिंघवा 


, 


- 


पास 


पास रेलवे ओवर ब्रिज के नगर 


वाटर फिल्टर से टी - प्वाईंट 


तक 


17 | रेलवे ओवर ब्रिज के 

( सिंघवा वाटर प्लांट के आगे ) 
18 | चमारीडीह ग्राम 
19 | कुमैठा 
20 बेलाबगान 


टी -प्वाईंट से डढ़वा पुल तक 
पंचायत टाभाघाट गिधनी 
वार्ड न ० 13 एवं 14 


पास 
चमारीडीह 

नगर 
कुमैठा स्टेडियम 

जसीडीह 
बेलाबगान पुलिस | नगर 
लाईन के पास 
त्रिकुट पहाड (वन मोहनपुर 
विभाग गेस्ट हाउस) 
अस्थायी यातायात ओ ० पी ० 

बाघमारा बस स्टैण्ड जसीडीह 


21 | त्रिकुट पहाड 


पंचायत मौरने 


1 


बाघमारा 


पंचायत सरसा, गिधिनी, 
वार्ड नं ० 17 , 18, 25 एवं 


26 


2 


चैपामोड़ 


चैपामोड़ के पास 


मोहनपुर 


3 


घोरमारा 


घोरमारा 


मोहनपुर 


4 


हथगढ़ 


हथगढ़ मैदान 


कुण्डा 


5 


सत्संग 


कोरियासा के पास 


कुण्डा 


पंचायत मैदनीडीह , दहीजोरी , 
करवन , तुमावेर , बांक एवं 
रघुनाथपुर, वार्ड नं 0 25 
पंचायत ब्लाक 

मयुरनाच 
एवं 

जमुआ 
पंचायत कटवन , 

हरकट्टा, 
झारखण्डी, वार्ड नं 0 36 
वार्ड नं ० 36 , 28, 31 , 09 , 
10 एवं 33 
वार्ड नं ० 20 , 23, 28, 24 , 
27 एवं 25 
वार्ड नं ० 32 , 33, 12, 11 
एवं 09 
पंचायत बारा एवं सरासनी 
वार्ड नं ० 25 
पंचायत गिधनी , शंकरी एवं 


6 


पुराना बस स्टैण्ड 


क्लब ग्राउण्ड 


नगर 


, 


7 


आर ० मित्रा स्कूल 


आर ० मित्रा स्कूल 


नगर 


8 


रिखिया 


दुम्मा - रिखिया 


रिखिया 


मोहनपुर 


9 


दर्दमारा 


दुम्मा- दर्दमारा 


जसीडीह 


सरसा 


जसीडीह 
रोहिणी मोड़ 
चौधरीडीह 


10 | रोहिणी 
11 | चौधरीडीह 


वार्ड नं ० 03 एवं 04 


जसीडीह 
देवीपुर 


पंचायत झुंडी 


( ख ) दुमका जिलान्तर्गत अस्थायी मेला ओ० पी ० एवं यातायात ओ ०पी ० तथा उनके अन्तर्गत पड़ने वाले 
कार्य क्षेत्र: 


381 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 31 जुलाई, 2019 


मातृ थाना 


1 


3 


4 


क्यू काम्पलेक्स 


अस्थायी मेला ओ ० पी ० 
क्र ० अस्थायी मेला 

ओ ० पी ० मुख्यालय 

कार्यक्षेत्र 
ओ ० पी ० का नाम 

का नाम 
बाबा मंदिर बाबा मंदिर प्रशासनिक शिविर के 

जरमुण्डी 

वार्ड नं0-09 जरमुण्डी 
ओ ० पी ० पास 
2 भागलपुर बस भागलपुर बस स्टैण्ड पानी टंकी के 

जरमुण्डी 

वार्ड नं0-04 जरमुण्डी 
स्टैण्ड पानी टंकी पास 

ओ ० पी ० 
गोदाम रोड गोदाम रोड पहला बेरियर के पास जरमुण्डी 

वार्ड नं0-05 जरमुण्डी 
बेरियर ओ ० पी ० 
नंदी चैक ओ ० पी ० जरमुण्डी थाना 

जरमुण्डी 

वार्ड नं0-06 जरमुण्डी 
5 शिवगंगा ओ ० पी ० जरमुण्डी ओ ० पी ० 

जरमुण्डी 

वार्ड नं0-09 जरमुण्डी 
6 

क्यू काम्पलेक्स भवन 

जरमुण्डी 

वार्ड नं0-09 जरमुण्डी 
ओ ० पी ० 

अस्थायी यातायात ओ ० पी ० 
सरकारी बस सरकारी बस पड़ाव बासुकीनाथ , 

जरमुण्डी वार्ड नं ० 09 (सिर्फ बस स्टैण्ड 
पडाव यातायात जरमुण्डी 

तक ) 
ओ ० पी ० 
बजरंगबली मोड़ | कुसमाहा यात्री पड़ाव बजरंगबली जरमुण्डी 

चोरखेदा बजरंगबली मोड़, कुषबाद , 
यातायात ओ ० पी ० मोड 

जमुआ, नावाडीह , दुधानी, हरिपुर । 
सरडीहा यातायात सरडीहा यात्री पड़ाव 

जरमुण्डी 

वार्ड नं०-12, सिलठा , आसनथर , 
ओ ० पी ० 

सुगनीबाद पंचायत जामा मोड़ 
दर्शनीया टीकर दर्शनीया टीकर , बैरियर 

जरमुण्डी वार्ड नं0-04, दर्षनीया टीकर , 
ओ ० पी ० 

बोगली 

रामपुर , पचरोडीह , दामनी , 
झाकिया, सुखजोरा, भतोड़या 

पंचायत नोनीहाट गेट । 
3 . उक्त अस्थायी मेला ओ ० पी ० एवं यातायात ओ ० पी ० में किसी तरह का अपराध अनुसंधान 
का कार्य नहीं होगा । ये मात्र विधि -व्यवस्था एवं यातायात संधारण हेतु क्रियान्वित होंगे । 


2 


, 


3 


4 


4 . 


यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बाल किशुन मुण्डा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


382 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 31 जुलाई, 2019 

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
24 जुलाई , 2019 ई० । 


संख्या -12/ एम02-140/ 2012 ( खण्ड)- 3897 


केन्द्रीय संगठन , सी ० आर० पी ० एफ ० से प्रतिनियुक्त 


श्री मनीष रमण , उप समादेष्टा, अपर पुलिस अधीक्षक, अभियान, चाईबासा को तत्काल प्रभाव से इनकी सेवा पैतृक 


संगठन को वापस की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार 

सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
24 जुलाई, 2019 ई० । 


संख्या -12/ एम02-140 / 2012 ( खण्ड)- 3898 


केन्द्रीय संगठन , सी ० आर ० पी ० एफ ० से प्रतिनियुक्त 


श्री एमानुएल बास्की, उप समादेष्टा को प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से इनकी सेवा 
पैतृक संगठन को वापस की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा , 


शैलेश 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 31 जुलाई , 2019 


383 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
24 जुलाई , 2019 ई ० । 


संख्या -12/ एम . 2-140/ 2012 ( खण्ड)- 3899 श्री अरूण कुमार सिंह, उप समादेष्टा, अपर पुलिस 
अधीक्षक ( अभियान ), पलामू को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान), 
सरायकेला- खरसावाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


. 


संख्या -12/ एम . 2-140/ 2012 ( खण्ड)- 3900 श्री विवेकानन्द सिंह , उप समादेष्टा, अपर पुलिस अधीक्षक 
( अभियान), सरायकेला- खरसावाँ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान), 
गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-12/ एम . 2-140/ 2012 ( खण्ड)- 3901 श्री सदन कुमार, उप समादेष्टा , अपर पुलिस अधीक्षक 
( अभियान), गढ़वा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान), खूटी के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या-12/ एम . 2-140 / 2012 ( खण्ड)- 3902 श्री अनुराग राज , उप समादेष्टा , अपर पुलिस अधीक्षक 
( अभियान), झूटी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान), चाईबासा के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ एम . 2-140/ 2012 ( खण्ड)- 3903 श्री निर्मल गोप, उप समादेष्टा, अपर पुलिस अधीक्षक 
( अभियान ), सिमडेगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान), जमशेदपुर 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ एम . 2-140/ 2012 ( खण्ड)- 3904 श्री प्रणव आनन्द झा , उप समादेष्टा , अपर पुलिस 
अधीक्षक ( अभियान), जमशेदपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान), 
पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ एम . 2-140/ 2012 ( खण्ड)- 3905 श्री गुलशन तिर्की, उप समादेष्टा, अपर पुलिस अधीक्षक 
( अभियान), रामगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान), सिमडेगा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


384 


, 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 31 जुलाई, 2019 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
11 जुलाई , 2019 


संख्या-1 /विविध-818/2019 का.- 5469-- श्री विनय कुमार राय , भा.प्र.से. ( झाः 2006), निदेशक, पंचायत 
राज निदेशालय, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 
एवं 20 के तहत दिनांक 12.06.2019 से 28.06.2019 तक कुल 17 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


अरुण 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक 

सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
15 जुलाई, 2019 


संख्या-4/ नि ० स०-12-40/2017-3741 ( HRMS) -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी 
श्रीमती शादाँ नुसरत (पंचम बैच , 

गृह जिला- गोड्डा) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से 
निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


SI. No. 


Employee Name 

G.P.E. No. 


Current 
Department 


Date of Service 
Confirmation 


Joining 
Date in 
Service 

5 
15/06/2016 


1 
1 


2 
SHADAN NUSRAT 
( 110057710613 ) 


Current Office 
Current 
Designation 

4 
DC OFFICE 
PALAMAU 
, PALAMU 
Executive Magistrate 


3 
DC OFFICE 
PALAMAU 


6 
15/06/2018 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: DNB/ POL/169 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 26 


50 | 


